रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 


0 - 33004/ 99 . 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


सत्यपव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (1) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , फरवरी १, 2012 / माघ 20 , 1933 
NEW DELHI , THURSDAY, FEBRUARY 9, 2012/ MAGHA 20, 1933 


सं. 58 ] 
No. 58 ] . 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 9 फरवरी , 2012 

सं. 04/ 2012- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा. का. नि . 81( अ ) – केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उप - धारा (1 ) द्वारा : 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( गजस्व . 
विभाग ) की अधिसूचना स 64/95 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 16 मार्च, 1995 जो भारत के राजपत्र , असाधारण में 
सा . का.नि. 256 ( अ ), तारीख 16 मार्च, 1995 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

___ उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम सं. 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां 
अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 
(1 ) ( 2 ) 
" 30 रक्षा मंत्रालय के सम्युक्त कार्यक्रम के प्रयोजनों के लिए यदि, -- 

अपेक्षित मशीनरी, उपस्कर, उपकरण , संघटक , अतिरिक्त ( क ) उनका प्रदाय रक्षा मंत्रालय के अधीन एलआर- एसएएम 
पुर्जे , जिंग , फिक्चर , डाई , औजार , उपसाधन , कम्प्यूटर प्रोग्राम के लिए किया जाता है ; और 
साफ्टवेयर एयर मिसाइल ( एलआरएसएएम ) की कच्ची 
सामग्री , खपने वाली सामग्री 

( ख ) माल की निकासी से पूर्व, कार्यक्रम निदेशक , एलआर - एसएएम 
कार्यक्रम के इस आशय का एक प्रमाण - पत्र कि ऐसे माल उक्त 
एलआर- एसएएम कार्यक्रम के लिए आशयित है, उचित अधिकारी को 
प्रस्तुत करेगा । 
स्पष्टीकरण---- इस छूट का लाभ 25 मई , 2012 के पश्चात् लागू नहीं 
होगा । " . 


[ फा . सं. 354/139/ 2006 टीआरयू ( पार्ट ) ] 

राज कुमार दिग्विजय , अवर सचित्र 


425 GI/ 2012 


- 


- - - - --- - 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTII 


SEc . 36 ] . . . 


( 1 ) 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 64 /95 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 16 मार्च, 1995 भारत के राजपत्र , असाधारण सा. का. नि . 256 ( अ) , तारीख 
16 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 34/ 2011 - सीमाशुल्क , 19 जुलाई , 2011 , सा. का.नि. 
551 ( अ), तारीख 19 जुलाई , 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी , के द्वारा किया गया था । 

MINISTRY OF FINANCE 
(Department ofRevenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 9th February , 2012 

No. 04 /2012-Central Excise 
GS.R . 81 (E ). - In exercise of the power conferred by sub -section ( 1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 
( 1 of 1944 ), the Central Government , on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the 
following further amendments in the notification of the Government of India in theMinistry of Finance (Departmentof 
Revenue) , No . 64 /95 -Central Excise, dated the 16th March, 1995 which was published in the Gazette of India , Extraordinary , 
vide number GS. R. 256( E), dated the 16thMarch, 1995 , namely : 

In the said notification, in the Table, after S. No . 29 and the entries relating thereto , the following S. No . and 
entries shall be inserted, namely : 
. ( 2 ) 

( 3 ) 
" 30 Machinery, equipment, instruments , compo - If 

nents, spares , jigs , fixtures , dies , tools , (i) supplied to the Programme LR -SAM under the Ministry 
accessories , computer software , raw materials of Defence ; and 
and consumables required for the Long Range (i ) before clearance of the said goods, a certificate from the 
Surface to Air Missile ( LR-SAM) Programme ProgrammeDirector,Programme LR - SAM to the effect that 
of Ministry of Defence 

such goods are intended for the said ProgrammeLR -SAM , 
is produced to the proper officer, 
Explanation . — Nothing contained in this exemption shall have 
effect on or after the 25th day ofMay , 2012 ." 

[ ENo.354 /139 /2006 - TRU ( Pt.)] 

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy . 
Note : — The principal notification No. 64/95-Central Excise , dated the 16th March , 1995 was published in the Gazette of 
India, Extraordinary, vide number GS. R. 256( E), dated the 16th March, 1995 and was last amended vide notification 
No . 34 /2011 dated the 19th July , 2011,which was published vide number GS. R . 551( E ) , dated the 19th July , 2011 . 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 9 फरवरी , 2012 

सं. 06 /2012- सीमा- शुल्क 
सा. का .नि . 82( अ). - केन्द्रीय सरकार , सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उप - धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त मत्रालय ( राजस्व 
विभाग ) की अधिसूचना सं. 39 / 96 - सीमाशुल्क , तारीख 23 जुलाई , 1996, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1 , खंड 3, उप - खड (1), में 
सा. का.नि. 291 ( अ ), तारीख 23 जुलाई , 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , सारणी मे , क्रम सं. 37 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतः 
स्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


" 38 


रक्षा मंत्रालय में सम्युक्त कार्यक्रम के प्रयोजनों के लिए यदि , ---- 
अपेक्षित मशीनरी , उपस्कर, उपकरण , संघटक , अतिरिक्त ( क ) उक्त माल को आयात सम्युक्त कार्यक्रम एयर मिसाइल 
पुर्जे , जिंग फिक्चर, डाई , औजार उपसाधन , कम्प्यूटर ( एलआरएसएएम ) के अधिकृत कर्मशाला केन्द्रों द्वारा , जो किसी ऐसे 
. साफ्टवेयर एयर मिसाइल ( एलआरएसएएम ) की कच्ची अधिकारी द्वारा जो भारत के रक्षा मंत्रालय में उप सचिव की पंक्ति से 


- 


- 


- - 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 2 ) 
सामग्री, खपने वाली सामग्री 


नीचे का न हो , अभिहित की जाएं , किया जाता है; और 


( ख ) अधिकृत कर्मशाला केन्द्र प्रत्येक मामले में आयात के समय उक्त 
माल की सुसंगत वर्णन सहित एक सूची जो कि कार्यक्रम निदेशक , एल 
आर -एस ए एम कार्यक्रम कार्यालय , द्वारा अभिहित किए हुए हो, यथास्थिति 
सीमा - शुल्क आयुक्त या सहायक सीमा - शुल्क आयुक्त का प्रस्तुत करते 


(i) सूची में वर्णित माल एल आर - एस ए एम के लिए चाहिए ; 
( ii ) रक्षा मंत्रालय द्वारा सम्यक् रूप से इस आशय के बारे में प्रमाणित 
हो कि उक्त माल सम्युक्त कार्य के लिए अपेक्षित है , उनका उपयोग 
केवल सम्युक्त कार्यक्रम के लिए किया जाएगा । 
स्पष्टीकरण. - इस छूट का लाभ 25 मई, 2012 के पश्चात् लागू नहीं 
होगा । " 

[ फा . सं. 354/139 / 2006 -टीआरयू ( पार्ट ) ] 

राज कुमार दिग्विजय , अवर सचिव 
टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 39 /1996 - सीमा - शुल्क , तारीख 23 जुलाई , 1996 , भारत के राजपत्र, असाधारण , सा . का .नि . 291 ( अ) , तारीख 

23 जुलाई , 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 05/ 2012 - सीमा - शुल्क , 7 फरवरी , 2012 , 
सा. का.नि . 70 ( अ ) , तारीख 7 फरवरी, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी , के द्वारा किया गया था । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 9th February , 2012 

No. 06 /2012-CUSTOMS 
- GS. R. 82 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1 ) of Section 25 of the Customs Act , 1962 (52 
of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the 
following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue), No. 39/ 96 - Customs, dated the 23rd July, 1996 published in the Gazette of India , Extraordinary , vide number 
G. S. R. 291 ( E ), dated the 23rd July, 1996, narmely : --- 

In the said notification , in the Table , after S. No. 37 and the entries relating thereto , the following S. No . and 
entries shall be inserted , namely : 


( 3 ) 


“ 38 . 


Machinery , equipment, instruments, compo 
Machi 
Dents , spares , jigs , fixtures , dies , tools , 
accessories, computer software , raw materials 
and consumables required for the Long Range 
Surface to Air Missile (LR - SAM ) Programme 
ofMinistry of Defence 


If. 
(a ) the said goods are imported by authorized works centres 
of the Long Range Surface to Air Missile ( LR -SAM ) 
Programme, asmay be designated by an officer not below the 
rank of Deputy Secretary to the Government of India in the 
Ministry of Defence ; and 
(b ) the authorized works centres produces to the Deputy 
Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of 
Customs, as the case may be, at the time of import , in each 
case , a list of the said goods with their relevant description 
duly certified by Ilie ProgrammeDirector, Programme Office 
LR - SAM , to the effect that -- 
(i) the goods mentioned in the said list are required for the 
purposes of the LR -SAM ; 
(ii) the import of the goods mentioned in the said list are 
authorized by the Ministry of Defence under LR - SAM 
programme and these goods shall be used only for the 
purpose ofthe LR- SAMprogramme. 
Explanation ... .Nothing contained in this exemption shall have 
effect on or after the 25th day ofMay , 2012 ." 

[ F. No.354 /139 /2006 - TRU(Pt.)] 
RAJ KUMAR DIGVIJAY ; Under Secy. 


---.-.... - --- - -- --- -. .. -. . - ...-...-.- - .. .. --. . . 


THE GAZETTE OF INDLA : EXTRAORDINARY 


PARTIL SEc. 30 ] 


Note :- - The principal notification No. 39 / 1996 -Customs, dated the 23rd , July 1996 was published in the Gazette of India , 

Extraordinary , vide GS R . 291 ( E ), dated the 23rd July, 1996 and was last amended vide notification No. 05 / 2012 
Customs, dated the 7th February, 2012 ,which was published vide number G . S . R . 70 ( E ) , dated the 7th February , 
2012. 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2012 

__ सं. 01 / 2012- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन .टी . ) 
सा. का. नि . 83 ( अ ). - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 
32 ) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम , 2004 को आगे और 
- संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामशः : -- 

1. ( 1) इन नियमों को केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय ( संशोधन ) नियम , 2012 कहा जाए। 

( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 

2. केन्द्रीय मूल्य वर्धित का प्रत्यय ( संशोधन ) नियम , 2004 में , नियम 12 में , शब्दों " इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए 
भी " के स्थान पर शब्दों " इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लेकिन नियम 3 के उप -नियम ( 1 ) के खंड (i ) के परंतुक के 
अधीन " को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 

[ फा सं. 354 /320/ 2011 -टीआरयू ] 

राज कुमार दिग्विजय , अवर सचिव 
टिप्पण : मूल नियम 10 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 23/ 2004 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी .), के तहत अधिसूचित किए गए थे और 

जो दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के सा. का.नि. 600 ( अ) , के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3 , उप - खण्ड (i) में 
प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार दिनांक 31 मार्च, 2011 , की अधिसूचना सं. 13/2011 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन.टी.) के तहत 

संशोधित किए गए थे और दिनांक 31 मार्च, 2011 के सा. का. नि . 286( अ ) के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 
. . 3, उप - खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे। 

NOTIFICATION 
. . .. . .. . ... New Delhi , the9th February, 2012 

___ No. 01/ 2012 - Central Excise ( N. T.) 
GS.R . 83 (E ). - In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excise Act , 1944 ( 1 of 1944), and 
Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994 ) , the CentralGovernment hereby makes the following rules further to 
amend the CENVAT Credit Rules , 2004, namely : 

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (First Amendment) Rules, 2012 . 

(2 ) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette . 
... 2. In the CENVAT Credit Rules , 2004 , in rule 12 , for the words "Notwithstanding anything contained in these 
rules " the words " Notwithstanding anything contained in these rules but subject to the proviso to clause (i) of sub - rule 
( 1) of the rule 3 " shall be substituted . 

[ ENo . 354/ 320/ 2011- TRUI 
RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy. 


Note : — The principal rules vide notification No. 23 /2004 - Central Excise (N . T.), dated the 10th September, 2004 were 

published in the Gazette of India Extraordinary, Part II , Section 3, Sub - section (i), vide No.GS.R . 600 ( E ), dated the 
10th September , 2004 and last amended vide notification No . 13/2011 - Central Excise (N . T.), dated 31st March , 
2011 videGS. R . 286 (E ), dated the 31st March , 2011 . 

शुद्धि - पत्र 

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2012 
सा. का.नि . 84( ). - भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 04 / 2012 - सीमा - शुल्क , तारीख 
17 जनवरी , 2012 में जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 , उप - खंड (i) में सं. सा. का.नि . 31 ( अ ), तारीख ! 7 जनवरी , 2012 द्वारा 
प्रकाशित की गई थी , पृष्ठ 2 में 

: (i) लाइन 30 में , " 491ग " के स्थान पर " 491घ " पढ़ा जाए , 
(ii ) सारणी में , स्तंभ (1 ) में , " 491ग " के स्थान पर " 491घ " पढ़ा जाए। 

[ फा सं. 354/143 / 2010 -टीआरयू ] 
राज कुमार दिग्विजय , अवर सचिव 


[ M II - ous 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 9th February, 2012 
GS.R . 84 (E ).-- In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department ofRevenue ), 
No . 04 /2012 - Customs, dated the 17th January , 2012 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub 
section (i) vide number GS.R . 31 (E ), dated the 17th January , 2012 , at page 3, -- 

(i) in line 12 , for " 491C ” read " 491D " , 
( ii) in the Table , in column (1), for “ 491C " read " 491D " . 

[F. No.354 / 143/2010 - TRUJ 
RAJ KUMAR DIGVIJAY,Under Secy , 


42560 12 -2 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


